निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 182 ) पटना, मंगलवार 5 फरवरी 2019 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

19 जून 2018 
सं० नि०सि०( वीर० ) - 07 - 05 / 2017 / 1336 - श्री नुतेश कुमार (ID -5064), तत्कालीन अवर प्रमंडल 
पदाधिकारी, पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल , सहरसा , पूर्वी तटबंध प्रमंडल, सुपौल को उक्त प्रमंडल में सुपौल उपशाखा नहर 
के वि०दू0 26.00 पर निर्मित सी0डी0 संरचना में बरती गयी अनियमितता के मामले में सरकार के स्तर पर पूर्ण 
समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के 
नियम - 9(1 ) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

___ 2. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय, मुख्य अभियंता का कार्यालय, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण , 
जल संसाधन विभाग, वीरपुर निर्धारित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 
के नियम - 10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

4. श्री कुमार के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने से 
संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 182- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


